रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002 /99 


REGISTERED NO, D .L . - 33002/99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली राजपन 


सस्य 


बयत 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


124 


सं . 1251 
No. 1251 


दिल्ली , बुधवार , जुलाई 27 , 2011/ श्रावण 5 , 1933 
DELHI, WEDNESDAY, JULY 27 , 2011/SRAVANA 5, 1933 


[ स . रा. रा. क्षे.दि . सं. 102 

IN. C . T . D . No. 102 


भाग - IV 

PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


प्रतिमाह मानदेय भत्ता दिया जाएगा। वे आयोग के कार्यालय में उपलब्ध 
दूरभाष का उपयोग करेंगे । वे निवास पर दूरभाष के पात्र नहीं होंगे । 


महिला एवं बाल विकास विभाग 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली, 27 जुलाई, 2011 
सं. एफ. 60( 59 ) / मबा वि / सनि / मसप्र / पार्ट - III / 
10929 - 944 . - दिल्ली महिला आयोग अधिनियम , 1994 ( 1994 
के दिल्ली अधिनियम संख्या 8 ) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार की अधिसूचना 
संख्या एफ .60( 59 )/ सकवि/ उपनिदे/ तकनीकी/ ग. क ./ पार्ट - II / 
131638 - 653 दिनांक 12- 9 - 2000 के द्वारा अधिसूचित नियमों के 
अनुच्छेद संख्या 3 का संशोधन करती है जिसके अनुसार दिल्ली 
महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवाओं के नियम एवं शर्ते , 
उनके कर्तव्य , कार्य , मानदेय भत्ता एवं अन्य भत्तों की व्यवस्था निम्न 
प्रकार से होगी : 

3. आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का मानदेय , भत्ते और 
अन्य सेवा शर्ते : 

( 1) अध्यक्ष ( गैर सरकारी ) पूरे समय के आधार पर नियुक्त 
किया जाएगा और रुपये 30, 000 प्रतिमाह मानदेय भत्ता दिया जाएगा । 
वह पूरे समय के लिए वाहन , कार्यालय और निवास पर दूरभाष की 
सुविधा का पात्र होगा । अवैतनिक अध्यक्ष की स्थिति में वह मानदेय 
भत्ते का पात्र नहीं होगा अपितु वह सरकार के सचिव को उपलब्ध 
कराई जाने वाली वाहन तथा अन्य अनुलब्धियों का पात्र होगा । 

( 2 ) अन्य सदस्य ( गैर सरकारी ) अंशकालिक आधार पर 
नियुक्त किए जाएंगे और ऐसे प्रत्येक सदस्य को रुपये 15,000 
2829 DG/2011 


( 3 ) यदि किसी सदस्य को सभा में जाना है या दिल्ली अथवा 
दिल्ली से बाहर यात्रा करनी है और पुल में वाहन उपलब्ध नहीं हैं तो 
ऐसी अवस्था में वह सरकार के सचिव को देय दर के अनुसार यात्रा 
भत्ता लेने का पात्र होगा। 

( 4 ) यदि आयोग किसी व्यक्ति को विशेष सभाओं में आने के 
लिए आमंत्रित करता है अथवा किसी बाह्य व्यक्ति को विनिर्दिष्ट 
सभाओं में सम्मिलित करता है , तो ऐसे व्यक्ति को दो सौ रुपये प्रति 
सभा आसीन भत्ता दिया जाएगा । 
DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD 

DEVELOPMENT 

NOTIFICATIONS 

Delhi,the 27th July, 2011 
ENo. 60( 59 /DWCD / ADWEC/ Pt. III/ 10929- 944. 
In exercise of the powers conferred by Section 17 of the 
Delhi Commission for Women Act, 1994 (DelhiAct 8 of 
1994 ), the GovernmentofNationalCapital Territory ofDelhi 
hereby makes amendments in the rule, The Delhi 
Commission for Women (Honorarium and Allowances 
Payable and Other Terms and Conditions of Services of 
the Chairperson and Members and Other (Provisions ) 
Rules, 2000 as following namely : 


DELIU GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV . 


जिला 


3. Honorarium, Allowances and other conditions of 
service of the Chairperson and Members of the 
Commission : 


1. (1 ) These rules may be called The Delhi 
Commission for Women [Honorarium , Allowances and 
Other Conditions of Services of Chairperson and Members 
and Other (Provisions) ] Amendment Rules, 2011. 


(2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the OfficialGazette . 

2. In the DelhiCommission for Women [Honorarium , 
and Allowances Payable and Other Terms and Conditions 
of Services of the Chairperson and Members and Other 
(Provisions) ] Rules, 2000 for rule 3 , the following shall be 
substituted, namely : 


क्र . सं. संस्था का नाम और पता 
1. संस्कार आश्रम , बाल गृह -1 , दिलशाद गार्डन उत्तर - पूर्व 

जी. टी . बी . हॉस्पिटल के पीछे , दिल्ली - 32 
2 संस्कार आश्रम , बाल गृह - 2 , दिलशाद गार्डन उत्तर - पूर्व 

जी . टी. बी . हॉस्पिटल के पीछे,दिल्ली -32 
3. संस्कार आश्रम , बालिका गह , दिलशाद गार्डन उत्तर - पूर्व 
जी. टी. बी . हॉस्पिटल के पीछे, दिल्ली -32 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के 

आदेश से तथा उनके नाम पर , 

राजीव काले , निदेशक 
E .No. 61/303 /Notification /CH /DD (CPUYDWCD / 
2010/10868 - 898. - In exercise of powers conferred by 
sub -section ( 1 ) and (3 ) of Section 34 of the Juvenile Justice 
( Care and Protection of Children) Act, 2000 ( 56 of 2000 ), 
and in pursuance of power delegated vide notification 
No. F. 61(2 )/DO-IDSW/ 2001/ 2832 -2891 dated 26- 3-2003 
u / s 66 of the aforesaid Act, 1, Director, Women and Child 
Development, Government of National Capital Territory 
of Delhi, hereby notify the following institutions as 
Children Home for Children in need of care and protection 
as defined in Section 2 (d ) of the aforesaid Act. These 
institutions will also continue to house deserving children 
belonging to denotified tribes . 


i. The Chairperson shall be appointed on a full time 
basis (Non -official) and shall be paid a fixed honorarium 
Rs. 30 ,000 per month ( thirty thousand only ) all inclusive . 
He/She shall be entitled to the facility of full time car and 
separate telephone at the office and residence. In case of 
honorary chairperson he /she will not be entitled for 
honorarium . However , he/she will be entitled to the facility 
of telephones at residence and office , car and other 
perquisites enjoyed by a Secretary to the Government. 


ii. Other members (Non -official) shall be appointed 
on a part-time basis and each of such members shall be 
paid a fixed honorarium of Rs. 15 ,000 per month ( fifteen 
thousand only) and transport allowance of Rs. 8 .000 per 
month ( eight thousand only ). They shall share the office 
telephone available in the Commission . They shall not be 
entitled for residential telephone. 


iii. In case a member has to attend meeting or pay a 
visit within or outside Delhi and in case the pool vehicles 
are notavailable he/ she shall be entitled to draw travelling 
allowances at the samerate as applicable to a Secretary to 
the Government. 

iv. If the Commission invites any person to attend 
certain meeting or co -opts any outsider for any specific 
meeting, such persons shall be paid a sitting allowance of 
Rupees two hundred permeeting. 

सं. एफ . 61 / 303 / अधिसूचना / सीएच / डीडी( सीपीयू ) / 
डीडब्ल्यूसीडी / 2010 / 10868 - 898. -किशोर न्याय ( बच्चों की 
देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम , 2000 ( 2000 का 56 ) के अंतर्गत 
उप - धारा ( 1 ) और ( 3 ) की धारा 34 तथा सरकारी अधिसूचना की 
धारा 66 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ . 61 ( 2 ) / डी ओ।। 
डीएसडब्ल्य/2001/2832 - 2891 दिनांक 26 - 3 - 2003 का प्रयोग करते 
हुए मैं , राजीव काले , निदेशक , महिला एवं बाल विकास विभाग , 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार उपरोक्त अधिनियम की धारा 2( डी ) 
के अंतर्गत बच्चे की देखभाल एवं संरक्षण हेतु निम्नलिखित बाल गृह 
अधिसूचित करता है । इन बाल गृहों में अधिसूचित जनजाति से 
संबंधित जरूरतमंद बच्चों को रखने का प्रावधान भी रहेगा । 


S . Name of Institutions 

District 
No . 

Sanskar Ashram , Children Home North East 
for Boys- I, Dilshad Garden , Opp . 
GT.B .Hospital, Delhi-32 
Sanskar Ashram , Children Home North East 
for Boys-II, Dilshad Garden, Opp . 

G . T.B . Hospital, Delhi-32 
3. Sanskar Ashram , Children Home North East 

for Girls, Dilshad Garden, Opp. 
GT.B .Hospital, Delhi-32 
By Order and in the Name of the Lt. Governor of the 

NationalCapital Territory of Delhi, 

RAJIV KALE , Director 
वित्त ( राजस्व - 1 ) विभाग 

- अधिसूचना 

दिल्ली, 27 जुलाई, 2011 
सं. एफ . ( 9 )/ वित्त ( क. एवं स्थाप. ) /2009- 10 / पार्ट 
फा ,- 1 / डी एस 11 / 453. - दिल्ली मूल्य सवर्धित कर नियमावली , 
2005 के नियम 47 के साथ पठित दिल्ली मूल्य सर्वर्धित कर 
अधिनियम , 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 
उप - धारा ( 2 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के उपराज्यपाल, मूल्य सर्वर्धित कर 
आयुक्त , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम 
के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी को पद 
ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं , अर्थात् : 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


क्र . अधिकारी का नाम जन्म तिथि पदनाम 

Section 14 of the LegalMetrology Act, 2009 ( 1 of 2010 ) 
सं श्री/ श्रीमती/ क . 

and read with Section 2 ( q) of the said Act, the 

Li. Governor of the National Capital Territory of Delhi 
1. बिजेन्दर कुमार 15 -4 - 63 मूल्य संवर्धित कर hereby appoints Sh . R . K . Meena, Assistant Controller 

अधिकारी 

(Weights and Measures) to be the Assistant Controller 

of LegalMetrology for the purpose of the said Act, for 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के 

the National Capital Territory of Delhi. 
आदेश से तथा उनके नाम पर , 

फा . सं77 ) / डब्ल्यू एण्ड एम ./ प्रशासन /2011 / 853 - 63. 
अरविन्द जैन , उप सचिव- II 

विधिक साप अधिनियम , 2009 ( 2010 का 1 ) की धारा 14 की 
FINANCE (REV - I) DEPARTMENT 

उप - धारा ( 1 ) के साथ पठित धारा 2 ( क्यू ) के द्वारा प्रदत्त 
NOTIFICATION 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के 
Delhi, the 27th July , 2011 

उपराज्यपाल , राष्ट्रीय क्षेत्र , दिल्ली हेतु उक्त अधिनियम के उद्देश्यों 
E. No. 3( 9 )/ Fin . ( T & E )/ 2009- 10/ Pti . I/DS II के लिए : 
453 . - In exercise of the powers conferred by clause ( a ) 
of sub -section (2 ) of Section 66 ofthe Delhi Value Added 

1. श्री अरबिन्द कुमार सिंह को विधिक माप पद्धति अधिकारी ( ग्रेड - 2 ) 
Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005 ), read with rule 47 of 

withrilea7f2 . श्रीमती विजय शर्मा को विधिक माप पद्धति अधिकारी ( ग्रेड - 2 ) 
the Delhi Value Added Tax Rules , 2005 , the Lt. Governor 3. श्री पवन कुमार को विधिक माप पद्धति अधिकारी ( ग्रेड -2 ) 
of the National Capital Territory of Delhi is pleased to 4. श्री श्रीकान्त गौतम को विधिक माप पद्धति अधिकारी ( ग्रेड- 2 ) - 
appoint the following officer, with effect from the date 

5. श्री विकास नारायण को विधिक माप पद्धति अधिकारी ( ग्रेड - 2 ) 
of assumption of charge to assist the Commissioner of 
Value Added Tax , Government of National Capital 

6. श्री देवेन्द्र सिंह को विधिक माप पद्धति अधिकारी ( ग्रेड -3 ) 
Territory of Delhi, in the administration of the said Act, 

7. श्री मुनीष शर्मा को विधिक माप पद्धति अधिकारी ( ग्रेड - 3 ) 
namely 

8. श्री जगवीर को विधिक माप पद्धति अधिकारी ( ग्रेड -3 ) 

नियुक्त करते हैं । 
S. Narne of the DOB 

Appointed As 
No . Officer (Sh./Smt. 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के 

आदेश से तथा उनके नाम पर , 
Bijender Kumar 15-4 -63 Value Added 

वी , के. जैन , नियन्त्रक ( विधिक माप पद्धति ) 
Tax Officer 

E. No. 7( 7)/ w & M/ Admn./ 2011/ 853 - 63. - In 
By Order and in the Name of the Lt. Governor of the exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 

National Capital Territory ofDelhi, Section 14 of the LegalMetrology Act , 2009 ( 1 of 2010 ) 
ARVIND JAIN , Dy. Secy.- II and read with Section 2 (q ) of the said Act,the Lt. Governor 

of the National Capital Territory of Delhi hereby 
माप तोल विभाग 

appoints: 
अधिसूचनाएं 

I. Sh. Arbind Kumar Singh as Legal Metrology Officer ( Gr.-II ) 
दिल्ली, 27 जुलाई , 2011 

2 . M /s. Vijay Sharma as LegalMetrology Officer (Gr.-II) 
सं एफ. 77)/ डक्ल्यू एण्ड एम./प्रशासन/ 2011/ 842-52. 

3. Sh. Pawan Kumar as LegalMetrology Officer (Gr.-II) 
विधिक माप अधिनियम , 2009 ( 2010 का 1) की धारा 14 की 

4 . Sh ShrikantGautam as LegalMetrology Officer (Gr - II) 
उप - धारा ( 1 ) के साथ पठित धारा 2( क्यू ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों . 
का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के उपराज्यपाल , 

5. Sh. Vikas Narain as LegalMetrology Officer (Gr.- II) 
राष्ट्रीय क्षेत्र, दिल्ली हेतु उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिए विधिक 6 . Sh. Devinder Singh as LegalMetrology Officer (Gr.-III) 
माप पद्धति के सहायक नियंत्रक श्री आर. के. मीना, को विधिक माप 7. Sh . Munish Sharma as LegalMetrology Officer (Gr.- III) and 
पद्धति का सहायक नियंत्रक नियुक्त करते हैं । 

8. Sh. Jagveer as LegalMetrology Officer (Gr.-III ). 
DEPARTMENT OF WEIGHTS AND MEASURES 

for the purpose of the said Act, for the National Capital 
NOTIFICATIONS 

Territory of Delhi. 
Delhi,the 27th July , 2011 

By Order and in the Name of the Lt.Governor of the 
F. No. 7 ( 7 )/ w & M / Admn/2011 / 842 - 52. - In 

NationalCapital Territory of Delhi, 
exercise of the powers conferred by sub - section (1) of 

V . K . JAIN , Controller ( W & M ) 


Km) 


Printed by the Manager , Government of India Press. Ring Road . Mayapuri, New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


